निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 244 ) 


9 ज्येष्ठ 1933 ( श ) 
पटना , सोमवार , 30 मई 2011 


संसदीय कार्य विभाग 


अधिसूचना 

26 मई 2011 
सं0 सं0का0 - 2 / स्था0 - 43 / 2007 - 1008 — वित्त विभाग , बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 7549 दिनांक 13 
जुलाई 2010 एवं संकल्प संख्या - 7566 , दिनांक 14 जुलाई 2010 परिशिष्ट – I के कंडिका - 1 के आलोक में विभाग 
के कर्मियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने के लिये संसदीय कार्य विभाग के अधीन 
निम्नलिखित रूप से स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाता है : 
(1 ) श्री पंचम लाल , विभागीय प्रधान सचिव 

- अध्यक्ष 
( 2) श्री बृजराज राय , स्थापना प्रभारी पदाधिकारी इनके अनुपस्थिति में 
श्री सदानन्द ठाकुर, प्रशाखा पदाधिकारी 

– सदस्य 
श्री नवनीत रंजन तिवारी , आंतरिक वित्तीय सलाहकार 

- सदस्य 
) श्री धनेश्वर चौधरी , संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, 

अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रतिनिधित्व करनेवाले एक 
पदाधिकारी ( सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत ) 

- सदस्य 
2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागु माना जायेगा । 
3. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नवनीत रंजन तिवारी, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 244 - 571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


